रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


. 


.. 


4 


STATE 


:: 


. 


... 


- 


"I 


- 


- 


. . . 


सनामंगजगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अगस्त 8, 2016 / श्रावण 17 , 1938 
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 2016/SRAVANA 17 , 1938 


सं . 551 ] 
No. 551 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 8 अगस्त , 2016 

सं . 41 / 2016- सीमा शुल्क ( एडीडी) 
सा . का .नि . 775( अ). - जहां कि चीन जनवादी गणराज्य ( एतश्मिन पश्चात् जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में 
मूलत : उत्पादित , या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित किये जाने वाले पीवीसी फैलक्स फिल्म (जिसे एतश्मिन पश्चात् विषयगत 
माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51 ) ( एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त सीमा शुल्क 
टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया किया गया है ) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 39 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में नामित 
प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्षों के तहत , अधिसूचना सं . 14 /04/ 2010 -डीजीएडी , दिनांक 29 जुलाई, 2011, जिसे भारत के राजपत्र , 
असाधारण , के भाग |, खण्ड 1 में दिनांक 29 जुलाई, 2011 में प्रकाशित किया गया था , में विषयगत देश से होने वाले सभी आयातों पर 
प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की थी जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति न हो ; 

और जहां कि नामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग) की अधिसूचना सं . 82/ 2011 - सीमा शुल्क , दिनांक 25 अगस्त , 2011, जिसे सा . का .नि . 643 ( अ ), दिनांक 25 अगस्त , 2011 के 
तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था , और बाद में संशोधित अधिसूचना सं . 
43/ 2015- सीमा शुल्क ( एडीडी ),दिनांक 18 अगस्त , 2015, जिसे सा . का .नि . 641 ( अ), दिनांक 18 अगस्त , 2015 के तहत भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के तहत विषयगत देश में मूलत : उत्पादित या वहां से 
निर्यातित और भारत में आयातित किये जाने वाले विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था ; 

और जहां कि मैसर्स हेनिंग टीयान्फू वार्प निटिंग को . लि ., चीन जन. गण . ( उत्पादक ) और मैसर्स मन्ना, कोरिया जनवादी गणराज्य 
(निर्यातक ) ने अपने द्वारा किये गये विषयगत माल के आयात की सीमा शुल्क टैरिफ ( प्रतिपाटित वस्तुओं के अभिज्ञान , आकलन और 
प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ), नियमावली, 1995 के नियम 22 की दृष्टि से समीक्षा करने का अनुरोध किया था और 
नामित प्राधिकारी ने अपने नये शिपर रिव्यू अधिसूचना सं . 15/ 23/ 2011 - डीजीएडी, दिनांक 12 अप्रैल, 2012 जिसे भारत के राजपत्र, 
असाधारण के भाग I, खण्ड | में दिनांक 12 अप्रैल , 2012 को प्रकाशित किया गया था में मैसर्स हेनिंग टीयान्फू वार्प निटिंग को . लि ., ची . 
जन . गण . ( उत्पादक ) और मैसर्स मन्ना कोरिया जनवादी गणराज्य (निर्यातक ) द्वारा किये गये विषयगत माल के सभी आयातों का तब तक 
के लिए अनंतिम आकलन किये जाने की सिफारिश की थी जब तक कि इसके द्वारा समीक्षा का काम पूरा नहीं हो जाता है ; 


3931 GI/ 2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 (1)] 
और जहां कि उक्त नियमावली के नियम 22 के उप -नियम ( 2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने 
नामित प्राधिकारी के सिफारिशों पर , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 24/ 2012 - सीमा शुल्क ( एडीडी ) 
दिनांक 14 मई , 2012, जिसे सा . का . नि . 359 ( अ ), दिनांक 14 मई, 2012 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, 
उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था , के तहत विचार करने के पश्चात आदेश दिया है कि नामित प्राधिकारी के द्वारा उक्त समीक्षा के 
निष्कर्ष विचाराधीन रहने के कारण विषयगत माल, जब इनकानिर्यात और जहां कि मैसर्स हेनिंग टीयान्फू वार्प निटिंग को . लि ., चीन 
जन . गण . ( उत्पादक ) और मैसर्स मन्ना कोरिया जनवादी गणराज्य (निर्यातक ) द्वारा किया गया हो और भारत में उनका आयात किया 
गया हो , तब तक अनंतिम समीक्षा के अधीन रहेंगे जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है; 

और जहां कि नामित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग I, खण्ड | दिनांक 12 अप्रैल , 2012 को प्रकाशित 
दिनांक 12 अप्रैल , 2012 की अधिसूचना सं . 15/ 23/ 2011- डीजीएडी द्वारा शुरू किए गए न्यू शिपर रिव्यू के मामले में अधिसूचना सं . 
15/ 23/ 2011 -डीजीएडी दिनांक 29 जून , 2016 भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग I, खण्ड | में प्रकाशित दिनांक 29 जून , 2016 में 
अपने अंतिम निष्कर्ष के अंतर्गत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मैसर्स हेनिंग टीयान्फू वार्प निटिंग को . लि ., चीन जन . गण . ( उत्पादक ) और मैसर्स 
मन्ना , कोरिया जनवादी गणराज्य (निर्यातक ) द्वारा भारत को पीवीसी फैलक्स फिल्म किए गए निर्यातों के बारे में कोई भी व्यक्तिगत 
पाटन मार्जिन औचित्यपूर्ण नहीं है और सिफारिश की कि मैसर्स हेनिंग टीयान्फ वार्प निटिंग को . लि ., ची . जन . गण . ( उत्पादक ) औ 
मन्ना कोरिया जनवादी गणराज्य (निर्यातक ) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित , पीवीसी फैलक्स फिल्म के निर्यातों के बारे में दिनांक 18 
अगस्त सा . का . नि . 61( अ), द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण , भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 43/ 2015-सीमा 
शुल्क ( एडीडी ) दिनांक 18 अगस्त के द्वारा बाद में संशोधित दिनांक 25 अगस्त , 2011 की अधिसूचना संख्या 82/ 2011- सीमा शुल्क , 
दिनांक 25 अगस्त , 2011 के तहत यथा - लागू शुल्क की अवशिष्ट दर अर्थात 0. 538 अमरीकी डॉलर प्रति किलोग्राम की दर पर भुगतान 
करेंगे । 


अब उपर्युक्त नियमावली के नियम 18, 20 , 22 और 23 के साथ पठित उपर्युक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की 
उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या 24/ 2012 - सीमा शुल्क ( एडीडी ) दिनांक 14 मई , 2012, 
जो कि भारत के राजपत्र असाधारण भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार , उन बातों 
के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई है या जिन्हें करने का लोप किया गया है, , एतद्वारा यह आदेश देती है कि मैसर्स हेनिंग टीयान्फू 
वार्प निटिंग को . लि ., चीन जन . गण . ( उत्पादक ) और मैसर्स मन्ना कोरिया जनवादी गणराज्य (निर्यातक) द्वारा निर्यात की जाने वाली 
विषयगत वस्तुएं सा . का . नि . सं . 359 ( अ ) भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में दिनांक 14 मई, 2012 की 

अधिसूचना सं . 24/ 2012- सीमा शुल्क ( एडीडी ) दिनांक 14 मई , 2012 के तहत दी गई अनंतिम शर्तों के अधीन रहते हुए वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 82/ 2011 - सीमा शुल्क ( एडीडी ) दिनांक 25 अगस्त , 2011, बाद में संशोधित अधिसूचना सं0 
43/ 2015 - सीमा शुल्क ( एडीडी ), दिनांक 18 अगस्त , 2015, सा . का . नि . 641 ( अ ), भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, 
उपखण्ड (i) में दिनांक 18 अगस्त , 2015 के अनुक्रम में 0. 538 अमरीकी डॉलर प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिपाटन शुल्क की अदायगी पर 
अंतिम मूल्यांकन के अध्यधीन होगा । 

[ फा . सं. 354/ 108/ 2010-टीआरयू ( भाग -II) ] 

अनुराग सहगल, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 8th August , 2016 

No. 41/ 2016 - Customs ( ADD ) 
G .S . R . 775 ( E ). — Whereas, in the matter of import of PVC Flex Film (hereinafter referred to as the subject 
goods ), falling under Chapter 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975 ) (hereinafter referred 
to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from People s Republic of China (hereinafter referred to as the 
subject country), the designated authority vide its final findings in notification No. 14 /4 /2010 - DGAD , dated the 29th July , 
2011 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part I, Section 1 , dated the 29th July , 2011, had recommended 
imposition of anti-dumping duty on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country in 
order to remove the injury to the domestic industry ; 

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority , the Central Government had 
imposed an anti-dumping duty on the subject goods vide notification of the Government of India , in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue), No .82 / 2011 -Customs, dated the 25th August, 2011, published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - Section (i) vide number G .S. R .643 (E ), dated the 25th August, 2011, subsequently 
amended vide No . 43/ 2015- Customs ( ADD), dated the 18th August, 2015 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - Section (i) vide number G .S .R .641 (E ), dated the 18th August , 2015 ; 


[ TT II - OUS 3 (i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
And whereas, M / s Haining Tianfu Warp Knitting Co . Ltd , People s Republic of China ( Producer) and M / s Manna, 
Korea RP (Exporter) had requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification , Assessment and 
Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995 (hereinafter referred 
to as the said rules), in respect of exports of the subject goods made by them , and the designated authority vide new 
shipper review notification No . 15 /23/2011-DGAD , dated 12th April , 2012 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part I, Section 1, dated the 12th April, 2012 , had recommended provisional assessment of all exports of 
the subject goods by M /s Haining Tianfu Warp Knitting Co . Ltd , People s Republic of China (Producer) and M /s Manna , 
Korea RP (Exporter) when imported into India, till the completion of the review by it ; 

And whereas , in exercise of the powers conferred by sub -rule (2) of rule 22 of the said rules , the Central 
Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority vide notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 24 /2012 - Customs (ADD ), dated the 
14th May , 2012 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i) vide number 
G . S .R . 359 ( E ), dated the 14th May , 2012 had ordered that pending the outcome of the said review by the designated 
authority, the subject goods, when exported by M /s Haining Tianfu Warp Knitting Co . Ltd , People s Republic of China 
(Producer ) and M /s Manna , Korea RP (Exporter ) and imported into India , shall be subjected to provisional assessment 
till the review is completed ; 

And whereas, the designated authority in the matter of new shipper review initiated vide notification 
No. 15 /23/ 2011-DGAD , dated 12th April, 2012 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part I, Section 1, dated 
the 12th April , 2012 vide its final findings in notification No. 15 /23 / 2011 - DGAD , dated 29th June, 2016 , published in the 
Gazette of India, Extraordinary , Part 1, Section 1 , dated the 29th June, 2016 has concluded that no individual dumping 
margin is justified in respect of exports of the subject goods to India by M /s Haining Tianfu Warp Knitting Co . Ltd , 
People s Republic of China ( Producer ) and M /s Manna , Korea RP (Exporter) and has accordingly recommended that the 
exports of the subject goods by M /s Haining Tianfu Warp Knitting Co. Ltd , People s Republic of China ( Producer) and 
M /s Manna , Korea RP (Exporter), during the period from the date of initiation of the present new shipper review 
investigation recommending provisional assessment, may be subjected to levy of anti -dumping duty as imposed earlier on 
the imports of the subject goods, originating in or exported from People s Republic of China vide Notification 
No. 82/2011 -Customs, dated the 25th August, 2011 , subsequently amended vide No.43 / 2015 - Customs (ADD ), dated the 
18th August, 2015 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - Section (i) vide number 
G .S .R .641 (E ), dated the 18th August, 2015 , at the rate of USD 0 .538 per kg; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 9A of the Customs Tariff Act, 
read with rules 18 , 20 , 22 and 23 of the said rules, and in supersession of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No .24 /2012 -Customs (ADD ), dated the 14th May, 2012 , published in 
the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide number G . S .R .359 ( E ), dated the 14th May , 
2012 , the Central Government, except as respects things done or omitted to be done before such supersession , hereby 
orders that all imports of the subject goods produced by M /s Haining Tianfu Warp Knitting Co. Ltd , People s Republic of 
China ( Producer ) and exported by M /s Manna , Korea RP (Exporter) to India , which have been subjected to provisional 
assessment pursuant to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), 
No . 24 / 2012-Customs ( ADD ), dated the 14h May , 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 
3 , Sub - section (i) vide number G . S . R . 359 (E ), dated the 14th May , 2012 shall be subjected to final assessment on the 
payment of anti -dumping duty as imposed vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ), No. 82 /2011 -Customs, dated the 25th August, 2011 subsequently amended vide No .43 / 2015 
Customs (ADD ), dated the 18th August, 2015, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub 
Section (i) vide number G .S . R .641( E ), dated the 18th August, 2015 , at the rate of USD 0 .538 per kg. 

[F . No. 354 /108 /2010 - TRU (Pt. -II)] 

ANURAG SEHGAL , Under Secy . 
अधिसूचना 
Te faceft , 8 4 , 2016 

İ. 42/ 2016 -effet [rarti (vest ) 
HT.FI.F . 776 (3 ). — upa po fe yifaaaa factor a feria 28 GTS , 2015 AT HRAF 276147 , 3THTETUT, PTT-I, 
C5 - 1 # Chifera ferich 27 JSTE , 2015 374 372TYST # . 15 / 13/2015 - 11gc , stafa ofta farct TURICH ( TET 
जिन्हें विषयगत देश के रूप में संदर्भित किया गया है ) से मूलत : उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए “ पीवीसी फ्लेक्स फिल्मस” ( यहां 
fotra facerta are q À ücfita fapient PITÀ) GT ITHT [mati aku fahren, 1975 ( 1975 for 51) (FAT ET 3477 
अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है ) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 39 के अंतर्गत आते हैं , के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क 
FEAT Ara 276143 , BTHTERUT, HTT-II, 15 -3, 340€ (i) # Fantichi 25 374a , 2011 T HT.A .F . H . 643 ( 37 ) siara 
Yenifer Ra chle , faca # 7154, ( Tetra PHT ) 7 farien 25 + 7 , 2011 eft ferhat H . 82 /2011- HT Trots ato 
अंतर्गत लागू किया गया था , को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 (1)] 
और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II, खंड - 3, उपखंड (i) में दिनांक 18 अगस्त , 2015 को 
सा . का . नि . सं . 641 ( अ ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 18 अगस्त , 2015 की 
अधिसूचना सं 43/ 2015- सीमा शुल्क ( एडीडी ) के द्वारा , 29 जुलाई, 2016 तक विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की 
गई विषयगत वस्तु पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को बनाए रखा था । 

और जबकि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के आयात पर लगने वाले 
प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में प्राधिकृत प्राधिकारी, भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-I, खंड- 1 में दिनांक 30 जून , 2016 को 
प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष सं . 15 /13/ 2015- डीजीएडी के अंतर्गत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 

(i) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात, पाटित कीमतों पर लगातार हो रहा है ; 
(ii) पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है ; 
(iii ) पाटनरोधी- शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति होने से बचाव हुआ है; 
(iv ) पाटन रोधी शुल्क हटाने से घरेलू उद्योग की कीमतों पर काफी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा । 
( v) पाटन रोधी शुल्क हटाने से घरेलू उद्योग को पाटन तथा क्षति होने की संभावना है । 

और यह सिफारिश की है विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के लिए प्रतिपाटन 
शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए; 

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान , उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति 
निर्धारण ) नियमावली , 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 9क की 
उपधारा ( 1) और ( 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर 
एतद्द्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम ( 3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम 
अनुसूची के शीर्ष के अंतर्गत आते हैं , जो कॉलम ( 2 ) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं , कॉलम ( 4) में सामने दी गई प्रविष्टि में 
विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम ( 5 ) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम ( 6) में सामने दी गई 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम ( 7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं , और 
भारत में आयातित हैं , पर उक्त सारणी के कॉलम ( 9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम ( 10 ) में 
विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कालम ( 8 ) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है । 

सारणी 
क्र . स . || शीर्ष उद्गम का देश | निर्यात का देश । उत्पादक 

निर्यातक राशि मापन की मुद्रा 
विवरण 

इकाई 
| ( 3) ( 4) ( 5) 

( 7 ) ( 8 ) 

( 10 ) 
3918; पीवीसी चीन जनवादी । चीन जनवादी हेटेक्स टैक्नीकल हेटेक्स 

0 .034 कि . ग्रा . 

अमरीकी 
3919; फ्लेक्स फिल्म | गणराज्य गणराज्य टेक्सटाइल्स टैक्नीकल 

डालर 
3920; 

( झंगजियागांग ) कं0 टेक्सटाइल्स 
लि0 

( झंगजियागांग ) 
3921; या 

कं0 लि0 
3926 ; 
3918; पीवीसी चीन जनवादी | चीन जनवादी । क्रमांक 1 से इतर उत्पादकों और 0 .538 

कि . ग्रा . 

अमरीकी 
3919; फ्लेक्स फिल्म | गणराज्य निर्यातकों का कोई अन्य समूह 

डालर 
3920 ; 
3921 ; 
या 
3926 ; 
3918 ; पीवीसी चीन जनवादी | चीन जनवादी । कोई 

कोई 

0 .538 कि . ग्रा . अमरीकी 
3919 ; फ्लेक्स फिल्म गणराज्य गणराज्य से 

डालर 
3920 ; 

भिन्न कोई अन्य 
3921 ; 


वस्तु 


| ( 2 ) 


( 6 ) 


( 9 ) 


गणराज्य 


देश 


कोई 


0 . 538 


कि . ग्रा . 


3926 ; 
3918; 
3919; 
3920 ; 
3921; 


पीवीसी 
फ्लेक्स फिल्म 


अमरीकी 
डालर 


चीन जनवादी | चीन जनवादी | कोई 
गणराज्य से | गणराज्य 
भिन्न कोई 
अन्य देश 


या 


3926; 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


नोट :निम्नलिखित उत्पाद नीचे दी गई शुल्क तालिका में यथा अनुशंसित पाटनरोधी उपायों के दायरे से बाहर हैं 
(i) पीवीसी रिजिड फिल्म्स 

___ काटन/ केनवस तारपोलीन्स 
( iii ) पीवीसी फिल्म 

सेल्फ - एडेसिव विनाइल 

वन वे विजन फिल्म्स/ परफोरेटेड विंडो फिल्म 
( vi ) कलर्ड विनाइल 
( vii ) मेस बैनर / फेब्रिक 
2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक ( जब तक कि इसके 
पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत 
किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा। 
स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के आशय से , ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू "विनिमय दर " वहीं होगी जो सीमा शुल्क 
अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , ( राजस्व 
विभाग) द्वारा समय- समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा 
शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी । 

[ फा . सं. 354/ 108/2010-टीआरयू (भाग- II)] 

अनुराग सहगल, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 8th August, 2016 

No. 42 /2016 -Customs (ADD ) 
G . S . R. 776( E ). – Whereas, the designated authority , vide notification No . 15 / 13/ 2015- DGAD , dated the 
27th July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 , dated the 28th July, 2015 had initiated 
a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of PVC Flex Films (hereinafter referred to as the 
subject goods ) falling under Chapter 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) (hereinafter 
referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from People s Republic of China (hereinafter referred 
to as the subject country ) imposed vide notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department 
of Revenue ) 82/ 2011 -Customs, dated the 25th August, 2011 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, 
Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S .R .643 ( E ), dated the 25th August, 2011 ; 

And whereas, the Central Government had extended the anti -dumping duty on the subject goods, originating in , 
or exported from , the aforesaid countries , upto and inclusive of the 29th day of July , 2016 , vide notification of the 
Government of India , in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No.43 /2015 - Customs(ADD ), dated the 
18th August, 2015, published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (i) vide number 
G. S. R. 641 ( E), dated the 18th August, 2015 ; 

And whereas , in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or 
exported from the subject country , the designated authority in its final findings , published vide notification 
No .15/13/ 2015 - DGAD, dated the 30th June, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 , has come to 
the conclusion that 
i. the subject goods from the subject country continue to enter the Indian market at dumped prices ; 

dumping margin and injury margin are positive and significant; 
imposition of anti-dumping duty has prevented dumping causing injury to the domestic industry ; 

price undercutting is likely to be significantly positive in the event of cessation of anti-dumping duty ; 
V . in the event of withdrawal of the anti -dumping duties , there is likelihood of dumping and injury to the domestic 

industry ; 
and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or 
exported from the subject country ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and (5 ) of section 9A of the Customs 
Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti - dumping 
Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 , the Central Government, after considering the 
aforesaid final findings of the designated authority , hereby imposes on the subject goods, the description of which is 
specified in column (3 ) of the Table below , falling under the heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 (1)] 
specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in 
column (4 ), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5 ), produced by the 
producers as specified in the corresponding entry in column (6 ), exported by the exporters as specified in the 
corresponding entry in column (7) , and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as 
specified in the corresponding entry in column (8 ) in the currency as specified in the corresponding entry in column 
( 10 ) and as per unit ofmeasurement as specified in the corresponding entry in column (9 ) of the said Table, namely : 

TABLE 


Producer 


Exporter 


Amount 


Currency 


S . 
No 
( 1 ) 


( 2) 


Unit of 
measurement 

(9 ) 
kilogram 


( 3 ) 


(5 ) 


( 8 ) 


0 . 034 


( 10 ) 
US 
Dollar 


Heading | Description | Country of Country 
of goods origin of export 

(4 ) 
3918 , PVC Flex | People s People s 
3919 , 

Films Republic of Republic 
3920 , 

China 

of China 
3921 or 
3926 
3918 , PVC Flex | People s People s 
3919 , 

Films 

Republic of Republic 
3920 , 

China 

of China 
3921 or 
3926 
3918 , PVC Flex People s Any other 
3919 , 

Films 

Republic of than 
3920 , 

China 

People s 
3921 or 

Republic 
3926 

of China 


(6 ) 
Heytex 

Heytex 
Technical Technical 
Textiles 

Textiles 
(Zhangjiagang) | (Zhangjiagang ) 
Co . Ltd . 

Co. Ltd . 
Any combination other than at S . 
No . 1 


0 . 538 


kilogram 


US 
Dollar 


Any 


Any 


0.538 


kilogram 


US 
Dollar 


Any 


Any 


0 .538 


PVC Flex 

Films 


kilogram 


3918 , 
3919 , 
3920 , 
3921 or 
3926 


US 
Dollar 


Any other 
than 
People s 
Republic of 
China 


People s 
Republic 
of China 


Note : The following products are excluded from the scope of the subject goods: 

(i) PVC Rigid Films; 
(ii) Cotton or Canvas Tarpaulins; 

PVC Film ; 
( iv ) Self - Adhesive Vinyl; 
( v ) 

One Way Vision Film or Perforated Window Film ; 
( vi ) Coloured Vinyl; and 
(vii ) Mesh Banner or Fabric 
2 . The anti -dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked , 
superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in 
Indian currency . 
Explanation . For the purposes of this notification , rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such 
anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India , in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the 
Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of 
presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act. 

[F . No . 354 /108 /2010 - TRU (Pt.- II) ] 
ANURAG SEHGAL , Under Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


